18 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
9 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 203 राँची, शुक्रवार, 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
27 फरवरी , 2017 ई० 


संख्या -16/नि0-05/ 2015-1168 -- निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर अधिकारी का संरक्षण और पूर्ण 
भागीदारी) अधिनियम 1995 ( 1996 का 1 ) की धारा 33 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राज्य पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस एवं इनके समकक्ष श्रेणियों के पदों के काकर्य के स्वरूप को 
ध्यान में रखते हुए इन श्रेणियों में होने वाली सभी नियुक्तियों को उक्त अधिनियम के दायरे से तथा 
निःशक्त जनों के लिए तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त किया जाता है । 


2. उक्त प्रावधान से मुक्त रखे गये पदों की संख्या सहित विस्तृत विवरणी परिशिष्ट क के रूप में 
संलग्न है । 
3. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कैलाशपति प्रसाद श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 


परिशिष्ट - " क " 


निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम -1995 के दायरे से तथा 

निशक्त जनों के लिए तीन प्रतिशन क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त किये गये पदों का विवरण 


क्र० सं० 


पदनाम 


वेतनमान / ग्रेड पे 


जिला/ईकाई 


स्वीकृत पद । विकलांगों के 

लिए 3 प्रतिशत 
आरक्षित पदों की 

संख्या 
96 

03 


परिचारी 
पुलिस अवर निरीक्षक 
पुलिस अवर निरीक्षक 


जिला/ ईकाई 
जिला/ईकाई 
विशेष शाखा 


6179 


185 


619 


19 


पुलिस अवर निरीक्षक 


5200-20200 , 
ग्रेड पे- 4200 / 


वितंतु 


261 


5 . 


30 


पुलिस अवर निरीक्षक 

इंजीनियरिंग 


एस०आई०आर०बी० 
( आदिम जानजाति 

बटालियन ) 


33969 


1019 


8832 


265 


3210 


96 


1042 


31 


10 . 


5200 - 20200 , 
ग्रेड पे -2000/ 


800 


24 


11. 


1261 


38 


आरक्षी 
आरक्षी 
आरक्षी 
आरक्षी 

आरक्षी 
आरक्षी (तक० / अप० ) 

आरक्षी 
आरक्षी ( अश्वरोही) 
चालक आरक्षी 
चालक आरक्षी 
चालक आरक्षी 
चालक आरक्षी 


जिला/ ईकाई 

झा०स०प० 

आई०आर०बी० 
एस०आई०आर०बी० 
एस०आई०एस०एफ० 

वितंतु 
विशेष शाखा 

झा०स०पु० 
जिला/ ईकाई 

झा०स०पु० 
एस०आई०आर०बी० 

वितंतु 


12. 


1054 


32 


13. 


25 


01 


14. 


2232 


67 


15 . 


3696 


111 


16 . 


54 


02 


17 . 


06 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 203 -- 50 


